निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 श्रावण 1934 ( NO ) 
पटना , शुक्रवार , 3 अगस्त 2012 


( सं० पटना 377 ) 


बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


अधिसूचना 

9 दिसंबर 2011 
सं0 वि .प.वि .-26 / 2011 -4023 (3 ) वि .प. - बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन 
नियमावली के नियम 273 (4 ) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन 
नियमावली में किए गए निम्नलिखित संशोधन सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं : 

संशोधन 
नियमावली के नियम 283 (ज ) 1. की प्रथम पंकित में शब्दों एवं पूर्ण विराम पदेन अध्यक्ष होंगे। " 
के पश्चात् एवं शब्दों ब्यूरो के सदस्यों के पूर्व निम्नवत स्थापित हो :- " ब्यूरो में उपाध्यक्ष का 
भी एक पद होगा । 
नियमावली के नियम 283 (ज ) 1. की प्रथम पंक्ति में शब्दों "ब्यूरो के ” के पश्चात् एवं शब्दों 
सदस्यों का " के पूर्व शब्द उपाध्यक्ष एवं " स्थापित हो । 
नियमावली के नियम 283 (ज ) 2. की प्रथम पंक्ति में शब्द " छोड़कर के पश्चात् एवं शब्द 
अधिकतम के पूर्व शब्द " उपाध्यक्ष सहित स्थापित हों । 
नियमावली के नियम 283 ( ज ) 2. की द्वितीय पंक्ति में शब्दों "ब्यूरो का के पश्चात् एवं शब्द 
" सदस्य के पूर्व निम्नवत् स्थापित हो :- " उपाध्यक्ष / " 
नियमावली के नियम 283 ( ज ) 3. की प्रथम पंक्ति में अंक 3 के पश्चात् एवं शब्द अध्यक्ष के पूर्व 
अंक " स्थापित हो । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 अगस्त 2012 
नियमावली के नियम 283 ( ज ) 3. के पश्चात् उपनियम | निम्नवत् स्थापित हो :- "|| " ब्यूरो के 
उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल मनोनयन की तिथि से 5 ( पांच ) वर्षों का होगा । 
नियमावली के नियम 283 ( ज ) 3. में उप नियम || " निम्नवत स्थापित हो : ब्यूरो में 
आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति सभापति नियम 283 (ज ) 1. में यथाविहित रीति से करेंगे और 
ऐसे स्थान पर मनोनीत उपाध्यक्ष / सदस्य यथास्थिति ब्यूरो के गठन की शेष अवधि तक या नए 
ब्यूरो के गठन होने तक जो पहले हो , पद धारण करेंगे। 
नियमावली के नियम 283 ( ज ) 4. की प्रथम पंक्ति में अंक 4 के पश्चात् एवं शब्दों "ब्यूरो का 
कार्यकाल " के पूर्व अंक स्थापित हो । 
नियमावली के नियम 283 ( ज ) 4. की प्रथम पंक्ति में शब्द सामान्यत : " के पश्चात् एवं शब्द वर्ष " 
के पूर्व शब्द "एक " के स्थान पर शब्द पांच प्रतिस्थापित हो । 
नियमावली के नियम 283 ( ज ) 4. के पश्चात् उपनियम || " निम्नवत् स्थापित हो :- " ब्यूरो का 
एक सचिव होगा जिसकी प्रतिनियुक्ति परिषद के उप सचिव स्तर के ही पदाधिकारियों में से सभापति 
करेंगे । " 

आदेश से , 
प्रभात कुमार झा , 

सचिव , 
बिहार विधान परिषद् । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 377 - 571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


